SHANT 


SARAM 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


10 श्रावण , 1940 ( श०) 
1 अगस्त, 2018 ( ई० ) 


संख्या - 751 


राँची, बुधवार 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


संकल्प 
29 जनवरी , 2018 


संख्या-5/ आरोप-1-53/2017-86 ( HRMS)-- श्रीमती नमिता नलिनी बाखला, झा०प्र०से० 
( कोटि क्रमांक - 776 / 03 ) के द्वारा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना सं० - 2507, दिनांक 
19 मई , 2017 तथा विभागीय अधिसूचना सं०- 6585, दिनांक 26 मई, 2017 की अवहेलना करते हुए 
उक्त अधिसूचित पदों पर योगदान नहीं दिया गया एवं ये लम्बे समय से अनधिकृत रूप से 
अनुपस्थित हैं । 


Employee Name (G . P . F . No.) 


Effective Date 


Decision of the Competent 
Authority 


NAMITA NALINIBAXLA 
( BHR/ BAS/ 3581 ) 


29/01/ 2018 


श्रीमती बाखला को झारखण्ड सरकारी 
सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) 
नियमावली, 2016 के नियम-9(1)(क ) 
के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित 
किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) बुधवार , 1 अगस्त , 2018 
2. अतः श्रीमती बाखला को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली, 
2016 के नियम -9 (1 )(क ) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है | 


3. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग , झारखण्ड , 
राँची निर्धारित किया जाता है । जहाँ वे विभागीय परिपत्र सं०-3838, दिनांक 22 मार्च, 2017 
के अनुपालन में उपस्थिती दर्ज करेंगी तथा उपस्थिती के आधार पर ही इन्हें झारखण्ड सरकारी 
सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम -10 के तहत् जीवन निर्वाह भत्ता 
देय होगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सूर्य प्रकाश, 
सरकार के संयुक्त सचिव 
जीपीएफ संख्या:BHR/ BAS/2502 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 751 -- 50 


